रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


st.. OMG 


E 


i 


int 


4 


AM 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 19 , 2019 / फाल्गुन 28 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 19 , 2019 / PHALGUNA 28 , 1940 


सं . 199 ] 
No . 199 ] 


C 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 मार्च, 2019 
सा . का . नि . 226( अ ). - ( अ) कीटनाशी नियम , 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारुप नियम जिन्हें 
केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम , 1968 ( 1968 का 46 ) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का 
प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की 
संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते है ; और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों पर भारत के 
राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने वाली तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि 
की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ; 

प्रारुप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से जो आक्षेप और सुझाव उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पहले 
प्राप्त होते हैं , केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा । 

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में आक्षेप और सुझाव संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि और किसान कल्याण 
मंत्रालय, कृषि , सहकारिता और किसान कल्याण विभाग , कृषि भवन , नई दिल्ली - 110001 को भेजे जा सकते हैं । 


प्रारुप नियम 


1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी ( द्वित्तीय संशोधन ) नियम , 2019 है । 


( 2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें । 


1799 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


2. कीटनाशक नियमावली, 1971 में : 
1. नियम 6 में , उप -नियम (3) में , "भारतीय स्टेट बैंक, फरीदाबाद पर लिए गए डिमांड ड्राफ्ट " शब्दों के स्थान पर , " भुगतान 
नॉन टैक्स रसीद पोर्टल यानी www.bharatkosh. gov.in के माध्यम से किया जाएगा ।" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
2. नियम 6 क में , शब्द " भारतीय स्टेट बैंक, फरीदाबाद में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ", शब्द के स्थान पर " गैर 
कर रसीद पोर्टल अर्थात www.bharatkosh.gov.in के माध्यम से भुगतान किया जाएगा " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। । 
3. नियम 6 ख में , शब्द " भारतीय स्टेट बैंक , फरीदाबाद में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में " के स्थान पर "गैर कर 
रसीद पोर्टल अर्थात www. bharatkosh. gov.in " के माध्यम से भुगतान किया जाएगा " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
4. नियम 7 में - 
i. उप -नियम ( 3) में , "डिमांड ड्राफ्ट " शब्दों के स्थान पर, " जमा रसीद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
ii. उप-नियम ( 4) में , "भारतीय स्टेट बैंक, फरीदाबाद में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में " शब्दों के स्थान पर, " भुगतान 
नॉन टैक्स रसीद पोर्टल अर्थात www. bharatkosh. gov.in के माध्यम से किया जाएगा शब्द प्रतिस्थापित किये जाएगें । 

[ फ़ा . सं . 13028/01/ 2018-पीपी . I] 

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव 


नोट : मुख्य नियमों को संख्या सा. का. नि. 1650 ( अ.) दिनांक 19 अक्टूबर , 1971 द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा बाद में निम्निलिखित द्वारा संशोधित 
किया गया था : 
1. सा . का. नि. 474 ( अ), दिनांक 24 जुलाई, 1976, 
2. सा . का . नि . 736 ( अ), 9 दिसंबर, 1977 , 
3. सा . का . नि . 1064 ( अ), दिनांक 7 नवंबर, 1988 , 
4. सा . का . नि . 533 ( अ), 6 अगस्त , 1993, 
5. सा . का . नि . 371 ( अ), दिनांक 20 मई, 1999 , 
6. सा . का . नि . 372 ( अ), दिनांक 20 मई , 1999 , 
7 . सा . का . नि . 586 ( अ), दिनांक 12 अगस्त , 1999 
8. सा . का . नि . 548 ( अ ), दिनांक 12 सितंबर , 2006 , 
9. सा . का . नि . 692 ( अ), दिनांक 7 नवंबर, 2006 , 
10 सा . का . नि . 128 ( अ ), दिनांक 26 फरवरी, 2009 , 
11. सा . का .नि . 174 ( अ ), दिनांक 5 मार्च, 2010 , 
12. सा . का . नि . 474 ( अ ), दिनांक 11 जुलाई, 2013 , 
13. सा . का . नि . 797 ( अ ), दिनांक 13 नवंबर, 2014, 
14. सा . का . नि . 840 ( अ ), दिनांक 5 नवंबर , 2015 , 
15. सा . का . नि . 164 ( अ), दिनांक 15 फरवरी , 2016 
16. सा . का . नि . 794 ( अ), दिनांक 12 अगस्त, 2016, 
17. सा . का . नि .79 ( अ), दिनांक 27 जनवरी , 2017 , 
18. सा . का . नि . 106 ( अ), दिनांक 1 फरवरी , 2017 


[ TT II - ous 3 (i ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19. HT.Pl. fo . 1229 ( 37 ), fanini 4 3776 &R , 2017, 
20 . AT. P . A . 1588 (37), Feria 22 fauce , 2017 , 
21. HT. AUF . 399 (3T), facilis 20 , 2018 , 
22. AT. . .1204 ( 37), fania 13 Rajce , 2018 Site 
23. HT. . . 11 (3T), fanich 4 Faqet , 2019 | 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
(Department of Agriculture, Co -operation and Farmers Welfare) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th March , 2019 
G .S .R . 226 ( E ). — The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which 
the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the 
Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published , as required by the said section , for information 
of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft rules shall be 
taken into consideration after the expiry of forty five days from the date on which the copies of this 
notification as published in the Gazette of India are made available to the public ; 

The Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft 
rules before the expiry of the aforesaid period of forty five days will be considered by the Central 
Government ; 

Objections and suggestions in respect to the said draft rules may be forwarded to the Joint Secretary 
(Plant Protection ), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare , Department of Agriculture, Co-operation 
and Farmers Welfare , Krishi Bhawan , New Delhi- 110 001. 

DRAFT RULES 
1. Short Title and Commencement. - (1 ) These rule may be called the Insecticides ( Amendment) Rules, 
2019 . 

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the OfficialGazette. 
2 . In the Insecticides Rules, 1971 . 
1. in rule 6 , in sub -rule ( 3 ), for the words “ by a demand draft drawn on the State Bank of India , 

Faridabad ” , the words “ shall be paid through Non Tax Receipt Portal i.e. www .bharatkosh .gov. in ” 

shall be substituted . 
2 . in rule 6A , for the word “ in the form of demand draft drawn on the State Bank of India, Faridabad ” , 

the words “ shall be paid through Non Tax Receipt Portal i.e . www .bharatkosh .gov.in ” shall be 

substituted . 
3 . in rule 6B , for the word “ in the form of demand draft drawn on the State Bank of India, Faridabad ” , 

the words “ shall be paid through Non Tax Receipt Portal i.e. www .bharatkosh .gov . in ” shall be 
substituted . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


4 . 


in rule 7 . - 


i. in sub -rule (3 ), for the words “ demand draft ” , the words “ deposited receipt" shall be 

substituted ; 
ii. in sub -rule (4), for the word “ in the form of demand draft drawn on the State Bank 

of India , Faridabad ” , the words “ shall be paid through Non Tax Receipt Portal i.e . 
www .bharatkosh .gov.in ” shall be substituted . 


[F . No. 13028 /01/2018 -PP . I] 
ATISH CHANDRA , Jt. Secy . 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II Section 3, sub -section 
(i) VIDE number G . S. R . 1650 ( E ), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended VIDE: 


1 . G .S .R . 474 ( E ), dated 24th July, 1976 , 
2 . G .S . R . 736 (E ), dated 9th December, 1977 , 
3 . G . S .R . 1064 ( E ), dated 7th November, 1988 , 
4 . G . S .R . 533 (E ),dated 6th August, 1993 , 
5 . G .S . R . 371 (E ), dated 20th May, 1999, 
6 . G . S .R . 372 ( E ), dated 20th May , 1999, 
7. G .S .R . 586 (E ), dated 12th August, 1999 
8 . G .S . R . 548 (E ), dated 12th September, 2006 , 
9 . G .S .R . 692( E ), dated 7th November, 2006 , 
10 . G .S .R . 128 (E ), dated 26th February , 2009 , 
11. G . S. R . 174 (E ), dated 5th March , 2010 , 
12 . G .S.R . 474 (E ), dated 11th July , 2013, 
13 . G .S .R . 797 (E ), dated 13th November, 2014 , 
14 . G . S. R . 840 (E ), dated 5th November, 2015 , 
15 . G .S .R . 164( E ), dated 15th February , 2016 
16 . G .S .R . 794 ( E ), dated 12th August, 2016 , 
17. G . S. R .79 (E ), dated 27th January , 2017 , 
18 . G .S .R . 106 ( E ), dated 1st February , 2017 
19. G .S .R . 1229 (E ), dated 4th October, 2017 , 
20 . G .S . R . 1588 ( E ), dated 22nd December, 2017 , 
21. G .S .R . 399 ( E ), dated 20th April, 2018 , 
22 . G . S .R . 1204 ( E ), dated 13th December , 2018 and 
23 . G .S .R . 11 (E ), dated 4th January, 2019 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJKUMAR MANOJ KUMAR VERMA 
VERMA 

Date: 2019 .03 .19 
22 : 13 :46 + 05 30 


